रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.-33004 / 99 


Wres 


. 


. 


+ 


: : : 


- : . . 


HELL 
. 


. 


1. - - : . 


. 


1 


स्मामब-जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 2 
PART I — Section 2 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 17] 
No. 17] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 18, 2013 / आश्विन 26 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18 , 2013 /ASVINA 26 , 1935 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 


संकल्प 

नई दिल्ली 18 अक्तूबर , 2013 
सं . एस- 37025 /02/ 2011-एसएस -I.-दिनांक 13 जुलाई, 2010 को संख्या एस-37025/1/2006 
एसएस-1 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार के संकल्प 
के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर्मकार ( अब कर्मचारी) प्रतिकर अधिनियम , 1923 से उत्पन्न 
होने वाले मामलों पर सरकार को परामर्श देने हेतु निम्नलिखित संघटन के साथ तीन वर्ष अथवा 
अगले आदेशों तक कर्मचारी प्रतिपूर्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ( सीएबी), एक गैर - सांविधिक 
निकाय का गठन करती है: 


अध्यक्ष 


मेजर जनरल हरीश जीत सिंह 
शौर्य चक्र , विशिष्ट सेवा मैडल ( सेवानिवृत्त ) 
सुपुत्र श्री सतजीत सिंह 
2628, सैक्टर 69, एसएएस नगर , मोहाली- 160068 


4442 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC. 2 ] 


स्वतंत्र सदस्य 


1 . 


2. 


5. 


श्री वजीर चन्द मुल्ला, 
8, महेश कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, 
पभात नगर , काजूपाड़ा, पाईपलेन , 
साकी नाका, मुम्बई, 400071 
श्री लक्ष्मण कोठारी, 
आरएनए पार्क व्यू , चौथा तल , 
चौथा मार्ग, गांधी मैदान के सामने , 
चैम्बूर , मुम्बई- 400071 
श्री राजेश हेगड़े, 
15 शिव कुंज, आर. आर. ठाकुर मार्ग, 
जोगेश्वरी ईस्ट, मुम्बई-400060 
श्री विजय रेड्डी , 
101 , माया शेर - ए-पंजाब कालोनी, 
फ्लैट संख्या 1, महाकाली केव्ज मार्ग जोगेश्वरी 
ईस्ट, मुम्बई- 400093 
श्रीमती लोना रावत , 
28 बी - 601, हाईवे व्यू , बिम्बीसार नगर , 
महादा कालोनी , गोरेगांव ईस्ट, 
मुम्बई- 400060 
श्रीमती लक्ष्मी भावसार, 
बी - 12 , ओएनजीसी कालोनी, पूनम नगर , 
महाकाली केव्स मार्ग, अंधेरी ईस्ट , 
मुम्बई- 400093 
श्री सागरमल , झुंझूनू, राजस्थान 
श्री पवन गुप्ता , 
संख्या 129, सैक्टर-1, परवाणू , 
तहसील कसूली, जिला सोलन , 
हिमाचल प्रदेश 
श्री परमजीत सिंह कोहली, 
पुत्र स्व0 श्री अत्तर सिंह, 
जे -122 , राजौरी गार्डन , 
नई दिल्ली -110001 


[ भाग I - खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. एक सदस्य भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से 
11. एक सदस्य रेल मंत्रालय से 
12. एक सदस्य रक्षा मंत्रालय से 
13. एक सदस्य , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 
14. एक सदस्य भारी उद्योग मंत्रालय से 
15. एक सदस्य रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से 
16. एक सदस्य विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से नामित 

किया जाना है । 
17. महानिदेशक , कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान , 

मुम्बई 
18. चिकित्सा आयुक्त , कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
19 . एक सदस्य मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) से 
20 . तीन सदस्य नियोक्ता संगठन से नामित किए जाएंगे । 
21. तीन सदस्य कर्मचारी संगठन से नामित किए जाएंगे । 

अवर सचिव ( सामाजिक सुरक्षा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 


सदस्य सचिव 


विचारार्थ विषय : 

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित कर्मचारी प्रतिकर के संबंध में विद्यमान विधान के 

कार्यान्वयन की समीक्षा । 
अधिनियम के अंतर्गत भुगतेय प्रतिकर राशि में अपेक्षित परिवर्तन का सुझाव देने 
के साथ- साथ वैधानिक उपाय सुझाना, विभिन्न नियोजनों में शामिल जोखिम का 

मूल्यांकन करना । 
(3) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर हेतु नियोक्ता के उत्तरदायित्व के उपबंधों की 

समीक्षा करना । 

( 4) कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना । 
2. गैर - सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के भुगतान संबंधी व्यय तथा केन्द्रीय 
सलाहकार बोर्ड के कार्य से संबंधित अन्य सभी व्यय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निधियों से किए 
जाएंगे, जबकि सरकारी सदस्यों से संबंधित यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते संबंधी व्यय उनके वेतन 
एवं भत्तों का भुगतान किए जाने वाले स्रोत् से किया जाएगा । 


अरूण कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC. 2 ] 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

RESOLUTION 
New Delhi, the 18th October, 2013 


No. S - 37025 / 02/ 2011 - SS . I---In pursuance of the Resolution of the Ministry of Labour and Employment, 
Government of India , published in the Gazette of India , vide No. S - 37025/ 1 /2006 -SS -I dated the 13th July, 2010 , the 
Central Government hereby reconstitutes the Central Advisory Board (CAB ) on Employee s Compensation , a non 
statutory body, to advise the Government on the matters arising out of the Workmen s (now Employee s ] Compensation 
Act, 1923 for 3 years or until further orders with the following composition : 


Chairman 


Major General Harish Jit Singh , 
Shaurya Chakra , Vishisht Seva Medal (Retd .), 
S / o . Shri Satjit Singh , 
2628 , Sector -69, SAS Nagar, Mohali- 160 068. 


Independent 
Members 


2 . 


1. Shri Vazir Chand Mulla , 

8 , Mahesh Co -op -Hsg . Society, Pabhat Nagar, Kajupada, Pipe Lane, 
Saki Naka , Mumbai- 400072 . 
Shri Laxman Kothari, 
RNA Park View , 4th Floor, 4th Road , Opp . Gandhi Maidan , Chembur, 

Mumbai-400071. 
3 . Shri Rajesh Hegde, 

15 , Shiv Kunj, R .R . Thakur Marg , 
Jogeshwari East, Mumbai-400060 . 
Shri Vijay Reddy, 
101, Maya Sher E Punjab Colony , Flat No. 1 , Mahakali Caves Road , 
Jogeshwari East Mumbai-400093 . 
Smt. Lona Ravat, 
28 B -601 , Highway View , Bimbisar Nagar , 
MHADA Colony , Goregaon East , Mumbai-400060 . 
Smt. Rashmi Bhavsar , 
B / 12 , ONGC Colony, Poonam Nagar , Mahakali Caves Road , Andheri 

East , Mumbai- 400093 . 
7 . Shri Sagarmal, Jhunjhunu, Rajasthan . 
8 . Shri Pawan Gupta , 

No. 129 , Sector- 1, Parwanoo , Tehsil -Kashuli , 
District- Solan , Himachal Pradesh . 
Shri Paramjit Singh Kohli , 
S / o . Late Sh . Attar Singh , 

J- 122 , Rajouri Garden , New Delhi-110001. 
10 . One Member from Ministry of Surface and Transport . 
11 . OneMember from Ministry of Railways. 
12 . One Member from Ministry of Defence . 
13 . One Member from Ministry of Health and Family Welfare. 
14. One Member from Ministry of Heavy Industries. 
15 . One Member from Ministry of Chemical and Fertilizers. 
16 . OneMember to be nominated in consultation with Ministry of Law and 

Justice . 
17 . Director General, Factory Advise Service and Labour Institute , 

Mumbai. 
18. Medical Commissioner , Employees State Insurance Corporation . 
19. One Member from Chief Labour Commissioner (Central). 


[ TT - 2005 2 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20 . Three Members will be nominated by Employers Organization. 
21. Three Members will be nominated by Employees Organization . 

Under Secretary (Social Security ) , 
Ministry of Labour and Employment. 


Member 
Secretary 


Terms and References : 


(1) Review the implementation of the existing legislation on Employee s 

Compensation administered by the CentralGovernment. 


(2 ) Suggest legislative measures, evaluate risk involved in various employments as 

well as suggest any change required in compensation amount payable under the 
Act. 


(3) Review provisions of Employer s liability for compensation under the Act . 


(4 ) Recommend measures for Employee s Safety and Welfare . 


2 . The expenditure on payment on T . A . and D . A . to non -official members and all other expenditure in connection 
with the work of the Central Advisory Board shall be met from the funds of the Ministry of Labour and Employment, 
while the expenditure of T . A . and D . A . in respect of official members will be met from the source from which their pay 
and allowances are drawn . 


ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


